रजिस्ट्री सं . डी . एल.- 33004/99 

- 


भारत 

राजपत्र 

The Gazette of India 


सं . 4154 ] 
No. 4154 ] 


yeyjar 

POP 


है ; 


सत्यमेव जयते 

का 


सी . जी . डी . एल . अ . - 15092022-238856 

- 


6196 GI / 2022 


CG - DL - E - 15092022-238856 


असाधारण 

EXTRAORDINARY 


भाग II– खण्ड 3 – उप खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3 – Sub - section ( ii ) 


प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 


REGD . No. D. L. - 33004 / 99 


नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , सितम्बर 15 , 2022 / भाद्र 24 , 1944 

NEW DELHI , THURSDAY , SEPTEMBER 15 , 2022 / BHADRA 24 , 1944 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 


नई दिल्ली , 14 सितम्बर , 2022 

का.आ. 4335 ( अ ) . – केन्द्रीय सरकार ने , राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 ( 1956 का 48 ) ( जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3 क की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क 
परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. , जो भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग II , खण्ड 3 , 
उपखंड ( ii ) में प्रकाशित की गई थी , द्वारा महाराष्ट्र राज्य के सांगली जिले में NH266 के कि.मी. 58.83 से कि . मी . 81.829 
( तहसील कैंपस मिराज ) तक के भूखण्ड पर रास्ते के निर्माण , अनुरक्षण , प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से 
उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ; 


और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3 क की उपधारा ( 3 ) के अधीन तारीख २८/०६/२०२२ 
को " दैनिक ललकार " और " टाईम्स ऑफ इंडिया " दोनों में प्रकाशित किया गया था ; 

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया 


और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3 घ की उपधारा ( 1 ) के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार को अपनी 
रिपोर्ट दे दी है ; 


( 1 ) 


[ PART II— SEC . 3 ( ii ) ] 

अतः अब , केन्द्रीय सरकार , सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3 घ 
की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का 
पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ; 


2 


और अब , केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 3 घ की उपधारा ( 2 ) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि 
इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर , उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप 
से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी । 


अनुसूची 

महाराष्ट्र राज्य के सांगली जिले में NH266 के कि.मी. 58.83 से कि.मी. 81.829 ( तहसील कैंपस मिराज ) के लिए अर्जन 
की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण | 

जिले का नाम : सांगली 

भूस्वामी हितबद्ध व्यक्तियों का नाम 


राज्य का नाम : महाराष्ट्र 

क्रमिक सर्वेक्षण संख्या 

संख्या 

1 


1 


2 


3 


4 


5 


LO 


1070 


2 

तालुक का नाम : तासगाव 

गांव का नाम : मणेराजुरी 


1073 


1074 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


1076 


1097 


6 1098 


भूमि का प्रकार भूमि की प्रकृति भूमि का क्षेत्रफल 

( हेक्टेयर में ) 

5 


निजी 


निजी 


निजी 


निजी 


निजी 


निजी 


3 


कृषक 


कृषक 


कृषक 


कृषक 


कृषक 


कृषक 


4 


0.0001 


0.0001 


0.0001 


0.0001 


0.0001 


0.0001 


कृष्णत महादेव काळे , गणपती महादेव 
काळे , भीमराव महादेव काळे 

( ११०२ ) 


6 


संदीप शिवलींग माळी . 

( ११०३ ) 


सरकार 

( १०७४ ) 


पृथ्वीराज गणपती पवार , शिवाजी शंकर 
झांबरे , कंठूबाई शिवाजी पवार , सरोजनी 
साहेबराव पाटील , संयोगिता राजेंद्र 
चव्हाण , शोभना चंद्रशेखर भोसले , 
जयश्री शशिकांत देसाई , मिनाक्षी 
सर्जेराव पवार , सुशीलाबाई मानसिंगराव 
पवार , विजयमाला आनंदराव घोरपडे 
देशमुख , रत्नमाला रणजितराव माने , 
मालन जयसिंग शिंदे - पटील , बाळासाहेब 
मानसिंग पवार , कमल विजयसिंग 

पटील , बापुसाहेब मानसिंग पवार . 
( १०७६ ) 


| महाराष्ट्र शासन 

( १० ९ ७ ) 


गोविंद तात्या पवार , पांडुरंग तात्या 

पवार , भगवान तात्या पवार , बाप तात्या 

पवार , आकाराम बाबुराव पवार , 


[ भाग II— खण्ड 3 ( ii ) ] 


17 


8 


9 


1099 


1102 


1103 


10 1117 


11 123 


12 | 24 


निजी 


निजी 


निजी 


निजी 


निजी 


निजी 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


कृषक 


कृषक 


कृषक 


कृषक 


कृषक 


कृषक 


कुल 


0.0001 


0.0001 


0.0001 


0.0001 


0.01 


0.0919 


0.1029 


मानसिंग बाबुराव पवार , बाप बाबुराव 
पवार , जयसिंग दत्तू पवार , अण्णासो 
व्यंकटराव पवार , राजाक्का विलासराव 
पवार , प्रशांत विलासराव पवार , 
हिंदुराव बापुसो पवार , आत्माराम 
रंगराव पवार , शामराव रंगराव पवार , 
इंदूताई अधिक पवार , नामदेव तुकाराम 
पवार , रावसाहेब बाळकृष्ण पवार , 
फुलाबाई बाळकृष्ण पवार , राजाक्का 
बाळकृष्ण पवार , दिलीप विनायक पवार , 
तानाजी विनायक पवार , गजराबाई 
बाबासो पवार , अनिल बाबासो पवार , 
महादेव भिमराव पवार 

( १० ९ ८ ) 


दिनकर आप्पासो पवार . 

( १० ९९ ) 


रावसाहेब बाळकृष्ण पवार , फुलाबाई 

| बाळकृष्ण पवार , राजाक्का बाळकृष्ण 
पवार , दिलीप विनायक पवार , तानाजी 
विनायक पवार , गजराबाई बाळासो 
पवार , अनिल बाळासो पवार . 
( ११०२ ) 


महादेव भिमराव पवार 

( ११०३ ) 


3 


| जनाबाई देऊळ व्यवस्थापक ग्रामपंचायत 

मणेराजुरी 

( १११७ ) 


तुकाराम भिमराव सपकाळ , मारुती 

पाडुरंग सपकाळ , राजाराम तातोबा 

सपकाळ , सुहास रंगराव सपकाळ , 
अशोक कृष्णा सपकाळ 
( २३ ) 


बाबुराव दत्तात्रय तेली , चंद्रकांत 
गणपततराव पाटील , संजय राजाराम 
जमदाडे , बाळासो तुकाराम सपकाळ , 
माणिकराव कृष्णा सपकाळ 

( २४ ) 


[ फा . सं . 12037 / 66 / 2017 - MAH ( P - 6 ) / 3D2 ] 

राजेश गुप्ता , निदेशक 


4 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 
NOTIFICATION 

New Delhi , the 14th September , 2022 

S.O. 4335 ( E ) .- Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport 
and Highways ,, published in the Gazette of India , Extraordinary , Part II , Section 3 , Sub - section ( ii ) issued under sub 
section ( 1 ) of section 3A of the National Highway Act , 1956 ( 48 of 1956 ) ( hereinafter referred to as the said Act ) , the 
Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said 
notification for construction of Road Maintenance , management and operation of NH266 on the stretch of land from 
Km 58.83 to Km 81.829 ( Tehsil Campus Miraj ) in the district of SANGLI in the state of MAHARASHTRA 


And whereas the substance of the said notification has been published in " Dainik Lalkar " and " Times Of 
India " both dated 28/06/2022 ; under sub - section ( 3 ) of section 3A of the said Act ; 


And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the 
competent Authority ; 


And whereas , in pursuance of sub - section ( 1 ) of section 3D of the said Act , the competent authority has 
submitted its report to the Central Government ; 


Now , therefore , upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers 
conferred by the sub - section ( 1 ) of section 3D of the said Act , the Central Government hereby declares that the land 
specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose ; 


And further , in pursuance of sub - section ( 2 ) of section 3D of the said Act , the Central Government hereby 
declares that on publication of this notification in the Official Gazette , the land specified in the said Schedule shall 
vest absolutely in the Central Government , free from all encumbrances . 


State : MAHARASHTRA 

Sr. 

Survey 
Number 

No. 


1 


2 


3 


| 4 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


SCHEDULE 

Brief description of the land to be acquired , with or without structure , falling within the NH266 in the 
stretch of land from km 58.83 to km 81.829 ( Tehsil Campus Miraj ) in the district of SANGLI in the state of 
MAHARASHTRA 


1 


1070 


Taluk : Tasgaon 

Village : Manerajuri 


1073 


1074 


2 


1076 


Type of Land 


Private 


Private 


Private 


Private 


District : SANGLI 

Nature of 
Land 


3 


4 


Agricultare 


Agricultare 


Agriculture 


[ PART II - SEC . 3 ( ii ) ] 


Agriculture 


Area in 
Hectare 


0.0001 


0.0001 


0.0001 


0.0001 


5 


Name of the Land Owner / Interested 
Person 

Part Survey No : 

6 


Krishnat Mahadev Kale , Ganapati 

Mahadev Kale , Bhimrao Mahadev Kale 
1102 


Sandeep Shivling Mali . 

1103 


Government 

1074 

Prithviraj Ganpati Pawar , Shivaji 
Shankar Zambare , Kanthubai Shivaji 
Pawar , Sarojini Sahebrao Patil , 
Sanyogita Rajendra Chavan , Shobhana 
Chandrasekhar Bhosale , Jayshree 
Shashikant Desai , Meenakashi Sarjerao 
Pawar , Sushilabai Mansingrao Pawar , 
Vijaymala Anandrao Ghorpade 
Deshmukh , Ratnamala Ranjitrao Mane , 
Malan Jaisingh Shinde - Patil , 

Balasaheb Mansingh Pawar , Kamal 
Vijaysingh Patil , Bapusaheb Mansingh 
Pawar . 

1076 


[ भाग II— खण्ड 3 ( ii ) ] 


5 


6 


7 


∞ 


9 


11 


1097 


12 


1098 


1099 


1102 


10 1117 


1103 


23 


24 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Agriculture 


Agriculture 


Agriculture 


Agriculture 


Agriculture 


Agriculture 


Agriculture 


0.0001 


TOTAL 


0.0001 


0.0001 


0.0001 


0.0001 


Agriculture 0.01 


0.0001 


0.0919 


0.1029 


Government of Maharashtra 
1097 

Govind Tatya Pawar , Pandurang Tatya 
Pawar , Bhagwan Tatya Pawar , Baap 
Tatya Pawar , Akaram Baburao Pawar , 
Mansingh Baburao Pawar , Baap 
Baburao Pawar , Jaysing Dattu Pawar , 
Annaso Venkatrao Pawar , Rajjaka 
Vilasrao Pawar , Prashant Vilasrao 
Pawar , Hindurao Bapuso Pawar , 
Atmaram Rangrao Pawar , Shamrao 
Rangrao Pawar , Indutai Adhik Pawar , 
Namdev Tukaram Pawar , Raosaheb 
Balkrishna Pawar , Fulabai Balkrishna 
Pawar , Rajakka Balkrishna Pawar , 
Dilip Vinayak Pawar , Tanaji Vinayak 
Pawar , Gajrabai Babaso Pawar , Anil 
Babaso Pawar , Mahadev Bhimrao 
Pawar 

1098 


Dinkar Appaso Pawar . 
1099 


Raosaheb Balkrishna Pawar , Fulabai 
Balkrishna Pawar , Rajakka Balkrishna 
Pawar , Dilip Vinayak Pawar , Tanaji 
Vinayak Pawar , Gajrabai Balaso 
Pawar , Anil Balaso Pawar . 
1102 


Mahadev Bhimrao Pawar 
1103 


Janabai Deul Wyawasthapak 
Grampanchayat Manerajuri 


5 


1117 

Tukaram Bhimrao Sapkal , Maruti 
Padurang Sapkal , Rajaram Tatoba 
Sapkal , Suhas Rangrao Sapkal , Ashok 
Krushna Sapkal 

23 


Baburao Dattatray Teli , Chandrakant 
Ganpatrao Patil , Sanjay Rajaram 
Jamdade , Balaso Tukaram Sapkal , 
Manikrao Krushna Sapkal 

24 


[ F. No. 12037 / 66 / 2017 - MAH ( P - 6 ) / 3D2 ] 
RAJESH GUPTA , Director 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi - 110064 
and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054 . MANOJ KUMARA KUMAR 

VERMA 

Date 20220915 21:30:03 +05 : 30 " 


